रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3429 ] 
No. 3429 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


die 


yeyjar 

P 


5127 GI / 2021 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 15092021-229634 

- 


CG - DL - E - 15092021-229634 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 2021 

का.आ. 3741 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2814 ( अ ) तारीख 13.07.2021 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा बिहार राज्य के कैमूर ( भभुआ ) जिले में NH2 के 
कि.मी. 843.25 से कि . मी . 861 ( कैमूर ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / 4 - लेन / 6 लेन का बनाने , आदि ) , 
अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 14 , 2021 / भाद्र 23 , 1943 

NEW DELHI , TUESDAY , SEPTEMBER 14 , 2021 / BHADRA 23 , 1943 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 21.07.2021 
को " दैनिक भास्कर " और " टाइम्स ऑफ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुज्ञात कर दिया 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


2 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


1 


12 


राज्य का नाम : बिहार 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार 

संख्या 


3 


अनुसूची 

बिहार राज्य के कैमूर ( भभुआ ) जिले में NH2 के कि.मी. 843.25 से कि . मी . 861 ( कैमूर ) के लिए अर्जन की जाने वाली 
संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


343 


तालुक का नाम : दुर्गावती 

गांव का नाम : दहला 


345 


2 


363 


निजी 


निजी 


निजी 


जिले का नाम : कैमूर ( भभुआ ) 

भूमि की प्रकृति 


3 


4 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


व्यावसायिक 0.003 


व्यावसायिक 0.003 


5 


व्यावसायिक 0.0008 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


हीरा प्रसाद व छोटे लाल साह पिता 
लालता साह 

( ) 


महेंद्र पाल वा सूर्यप्रकाश पाल पिता स्व 0 
| रामनारायण पाल वा चंदन पाल पिता 
स्व सुरेंद्र पाल वा सुभाष पाल वा मनोज 
कुमार वा संतोष कुमार पाल पिता स्व 
हरिशंकर पाल 

0 


सेचु साह पिता स्व 0 रामदेव साह व बेचू 
साह पिता स्व 0 रामदेव साह व समसुल 
हक पिता अब्दुल कादिर अंसारी व 
हाजरा बीबी पति स्व 0 मुहम्मद इस्लाम 
अंसारी व दुधनाथ साह पिता स्व 0 
रामजी साह 

( 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


4 


5 


6 


7 


8 


19 


10 


11 


12 


13 


14 


791 


791 


795 


798 


798 


294 


489 


गांव का नाम : दहियावां 


150 


निजी 


544 


निजी 


सरकारी 


गांव का नाम : दरौली 


1130 


निजी 


1141 


निजी 


गांव का नाम : दिरखिली 


निजी 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : खजुरा 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


व्यावसायिक 


व्यावसायिक 


आवासीय 


0.004 


व्यावसायिक 0.0024 


0.004 


व्यावसायिक 0.0024 


0.0032 


आवासीय 0.0048 


आवासीय 


आवासीय 0.003 


आवासीय 


आवासीय 0.0416 


आवासीय 


0.0418 


0.002 


0.0425 


कलावती कुंवर पति स्व 0 जोखान प्रसाद 

0 


सच्चिदानंद चौरसिया पिता स्व 0 अवधेश 
प्रसाद चौरसिया 

| 0 


बिहार सरकार 

| ( 


3 


अनिल कुमार सिंह पिता स्व 0 मदन सिंह 

0 


लल्लन सिंह पिता स्व 0 गोपाल सिंह 

( ) 


चंद्रभान कुमार वो प्रेम कुमार पिता स्व 0 
केशव चमार वो अंगद राम पिता 
गौरीशंकर राम 

10 


सुरेश प्रसाद पिता स्व 0 रामचंद्र प्रसाद वो 
रेहाना बीबी पति स्व 0 इद्रीश मियां 

10 


मंगल सिंह पिता सहदेव सिंह वो 
जगतनारायण सिंह पिता मंगल सिंह 


| ( ) 

शीला मिश्रा डी / ओ श्रीनिवास तिवारी 
( विवादित ) 

( 


परमानंद चौबे पिता स्व 0 राधेश्याम चौबे 
वो श्रीराम चौबे पिता स्व 0 रामानंद चौबे 

( ) 


| विजय सेन सिंह पिता स्व 0 अंबिका सिंह 

10 


4 


15 


16 


17 


गांव का नाम : कुल्हरिअ 


1357 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


323 


गांव का नाम : रोहुआ 


निजी 


315 


निजी 


गांव का नाम : सारंगपुर 

निजी 


आवासीय 


आवासीय 


आवासीय 


कुल 


0.0057 


0.0162 


0.0121 


0.1925 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


नंदू पासवान पिता शिवमूरत पासवान वो 
रूबी देवी पति पूजू पासवान वो सुमन 
देवी पति नंदू पासवान वो केशरी देवी 
पति अगुनी बिंद वो बंधुई कुंवर पति 

श्याम राम 

| 0 


एकादशी राम , चुल्हन राम पिता स्व 0 
पूर्णवासी राम वो मुंशी राम पिता स्व 0 
बुद्धू राम वो मुन्ना राम वो झंझट राम 
पिता स्व 0 सुभग राम 

| ( 


इंद्रदेव राम पिता स्व • सहदेव राम 
10 


[ फा . सं . 11012 / Ph.V / NH - 2 / Varanasi - Aurangabad / LA / 2009 / 3D1 ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 14th September , 2021 

S.O. 3741 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 2814 dated 13.07.2021 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH2 on the stretch of land from Km . 843.25 to Km . 861 ( Kaimoor ) in the district of KAIMUR 
( BHABUA ) in the state of BIHAR ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik Bhaskar " and " Times of 
India ” both dated 21.07.2021 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : BIHAR 

Sr. 

No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 

7 

8 


9 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH2 in the stretch of land 
from Km . 843.25 to Km . 861 ( Kaimoor ) in the district of KAIMUR ( BHABUA ) in the state of BIHAR . 


1 


10 


11 


12 


Survey 
Number 


343 


Taluk : Durgawati 

Village : Dahala 


345 


363 


791 


791 


294 


2 


Village : Darauli 


489 


150 


544 


Private 


District : KAIMUR ( BHABUA ) 

Type of Land 

Nature of 
Land 


Private 


795 

798 

798 

Village : Dahiyanw 


Private 


Private 


Private 


Government 


Private 

Private 


Village : Didikhili 


Private 


Private 


Private 


Private 


Village : Khajura 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


4 


Commercial 


Commercial 


Commercial 0.003 


Commercial 


Residential 
Commercial 

Commercial 


Residential 


Residential 


Area in 
Hectare 


Commercial 0.004 


Residential 


0.003 


Residential 


0.0008 


0.004 


0.0032 
0.0024 
0.0024 


0.0048 


0.003 


0.0416 


0.0418 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 


Hira Prasad va Chhote Lal Sah s / o Lalta 
Sah 


5 


Mahendra Pal va Suryaprakash Pal 
s / o Lt. Ramnarayan Pal va Channdan 
Pal s / o Lt. Surendra Pal va Subash Pal 
Va Manoj Kumar va Santosh Kumar 
Pal s / o Lt. Harishanker Pal 


Sechu Sah s / o Lt. Ramdev Sah va 
Bechu Sah s / o Lt. Ramdev Sah va 
Samsul Hak s / o Abdul Kadir Ansari va 
Hajra Bibi w / o Lt. Muhamd Islam 
Ansari va Dudhanatha Saw s / o Lt. 
Ramji Sah 


Kalawati Kunwar w / o Lt. Jokhan 
Prasad 


Sacchidanand Chaurasiya s / o Lt. 
Avdhesh Prasad Chaurasiya 

Bihar Sarkar 

Anil Kumar Singh s / o Lt. Madan Singh 
Lalan Singh s / o Lt. Gopal Singh 


Chandrabhan Kumar vo Prem Kumar 
s / o Lt. Keshv Chamar va Angad Ram 
s / o Gaurishanker Ram 


Suresh Prasad s / o Lt. Ramchandra 
Prasad vo Rehana Bibi w / o Lt. Idrish 
Minya 


Mangal Singh s / o Sahdev Singh vo 
Jagtnarayan Singh s / o Mangal Singh 
Shila Mishar D / o shrinivas Tiwari 
( Controversial ) 


6 


13 


14 


15 


16 


17 


1130 


1141 


1357 


Village : Kulhadiya 


Village : Rohuaa 


323 


Private 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Village : Sarangpur 

315 


Private 


Residential 


Residential 


Residential 


Residential 


Residential 

TOTAL 


0.002 


0.0425 


0.0057 


0.0162 


0.0121 

0.1925 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Parmanand Chaube s / o Lt. Radheshyam 
Chaube vo Shriram Chaube s / o Lt. 
Ramanand Chaube 

Vijay Sen Singh s / o Lt. Ambika Singh 


Nandu Paswan s / o Shivmurat Paswan 
vo Rubi Devi w / o Puju Paswan vo 
Suman Devi w / o Nandu Paswan vo 
Keshri Devi w / o Aguni Bind va 
Bandhui Kunwar w / o Shayam Ram 


Ekadasi Ram , Chulahan Ram s / o Lt. 
Purnvasi Ram vo Munshi Ram s / o Lt. 
Budhu Ram vo Munna Ram vo Jhanjhat 
Ram s / o Lt. Subhag Ram 


Indradev Ram s / o Lt. Sahdev Ram 


[ F. No. 11012 / Ph.V / NH - 2 / Varanasi - Aurangabad / LA / 2009 / 3D1 ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2021.09.15 22:32:19 + 05'30 ' 


